रजिस्ट्री सं. डी . एल. - 33004 /99 of 


रजिस्ट्रीमें.डी.एन.-500 


REGD . No. D . L.- 33004 / 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - - उप - खण्ड (ii) 
PART II - Section 3 - Sub -section (iii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 7551 
No. 755 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 22, 2000 / अग्रहायण 1 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY , NOVEMBER 22 , 2000 /AGRAHAYANA 1, 1922 


RE 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2000 
सं. 43 ( आर ई- 2000 ) / 1997 - 2002 

का . आ . 1042 ( अ ). - -निर्यात और आयात नीति , 1997 
2002 ( 31 - 3 - 2000 तक किए गए संशोधन शामिल ) के पैरा 1. 3 के 
साथ पठित विदेश व्यापार ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1992 ( 1992 की संख्या - 22 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्यात और आयात नीति, 1997 
2002 ( 31 - 3 - 2000 तक संशोधन शामिल) में , एतद्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती है: -- 

अधिसूचना संख्या 32 ( आर ई - 2000 )/ 1997 - 2002 तारीख 
1 सितम्बर, 2000 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसके 
अनुसार सभी निर्यातों के लिए आवश्यक किए गये अन्तरराष्ट्रीय 
प्रतीकों/ अन्तरराष्ट्रीय संख्यात्मक मानकों का उपयोग करते हुए बार 
कोडिंग का कार्यान्वयन 1 दिसम्बर, 2000 से किया जायेगा । 

प्राप्त हुए विभिन्न पत्रों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले की 
पुन: जांच की गई है । 1 दिसम्बर से बार - कोडिंग अपनाने के संबंध में 
व्यापार और उद्योग जगत की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए, कार्यान्वयन 
की तारीख को 1 दिसम्बर, 2000 से बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2001 करने 
का निर्णय लिया गया है । 

इसे लोकहित में जारी किया जाता है । 

[ फा . सं . 01/ 94/180/ बार - कोडिंग / ए एम 01 / पी सी - 4 ] 
एन. एल. लखनपाल , महानिदेशक , विदेश व्यापार पदेन , अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 22nd November, 2000 

____ No. 43 ( RE - 2000)/1997 - - 2002 

S. O . 1042 ( E ). ---In exercise of the powers conferred 
by Section 5 of the Foreign Trade (Development and 
Regulation ) Act, 1992 (No. 22 of 1992 ) read with 
paragraph 1.3 of the Export and Import Policy , 1997 — 
2002 (incorporating amendment made upto 31 -3 - 2000 ) , 
the Central Government hereby makes following 
amendments in the Export and Import Policy , 
1997 - 2002 : (incorporating amendment made upto 
31 -3 - 2000): -- 

___ Attention is invited to Notification No. 32 ( RE 
2000 )/ 1997 - - 2002 dated 1st September, 2000 making it 
mandatory for all exports as stated in the aforesaid 
notification to implement bar coding using international 
symbologies/international numbering standard w.e.f. 
1st December, 2000 . 

In view of various representations received , the 
issue has been re -examined . Keeping in view the 
difficulties faced by trade and industry to adopt bar coding 
from 1st December, 2000 , it has bcen decided to postpone 
the date of implementation from 1st December, 2000 10 
Ist April , 2001. 
This issues in public interest. 

[ F. No . 01/ 94/180/bar coding/ AMO I/ PC -IV] 
NL. LAKHANPAL , Director General of Foreign 

Trade and ex -officio Addl. Secy 


3203 G1/ 2000 


- 


- - - 


- - 


- 


- . - - - .. 


____ Printed by the Manager , Govt. of India Pross , Ring Road, Mayapuri, New Delhi -110064 

aud Published by the Controllor of Publications , Delhi- 110054 


